रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004 / 99 


- 


- 


MA 


- 


. 


. 


. 


- 


सामवजन 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


HAMAKAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section (ii) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 1317 ] 
No. 1317 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 23 , 2015 / आषाढ 2 , 1937 
NEW DELHI , TUESDAY, JUNE 23, 2015/ ASADHA 2, 1937 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 23 जून , 2015 


का . आ . 1678 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त 
अधिनियम कहा गया है ) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना 
संख्या का. आ . 1608 ( अ), तारीख 25 जून, 2014, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग । ।, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थीं , द्वारा उत्तर 
प्रदेश के रामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के 209. 220 कि . मी. से 210.865 कि . मी . ( काशीपुर -सितारगंज सेक्शन ) तक के भूखण्ड के निर्माण 
( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने 
के अपने आशय की घोषणा की थी : 


31. 07. 2014 को " दैनिक जागरण " और 


और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 
"टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 


और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ; 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट 
दे दी है ; 


अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की 
उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त 
प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 


और अब , केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस 
अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय 
सरकार में निहित हो जाएगी । 


2779 GI/ 2015 


__ (1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii)] 


___ अनुसूची 
उत्तर प्रदेश राज्य के रामपुर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 के कि . मी . 209. 220 से कि . मी . 210. 865 के निर्माण ( चौड़ा 
करने / चार लेन का बनाने आदि), के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण । 


जिले 


क्रम 


सर्वे 
संख्या 


संख्या 


नाम 


तालुक का गाँव का 
का 

नाम 
नाम 
( 2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
| रामपुर | ( 1 ) बिलासपुर | ( 1 ) दिबदिबा 


( 1 ) 


( 5 ) 
1 


27 


एरिया 
भूमि का | भूमि की 

भूस्वामियों / हितबद्ध 

( हेक्ट .) 
प्रकार प्रकृति 

व्यक्तियों के नाम 
( 7 ) ( 8 ) 

( 9 ) 
सरकारी गैर कृषि | 0 .0030 | बंजर , मस्जिद, कब्रस्तान व 

प्लानटेशन हेतु नदी श्रेणी - 6 
सरकारी । 

। गैर कृषि 
गैर कषि । 

0. 0018 गूल श्रेणी - 6 
सरकारी / गैर कृषि 0. 0040 आबादी श्रेणी- 6 / बलकार सिंह 
निजी 

पुत्र फौजा सिंह , संदीप कुमार 
पुत्र ओम प्रकाश, हरजीत सिंह 

पुत्र हरभजन सिंह । 
निजी गैर कृषि | 0. 0010 बलकार सिंह पुत्र फौजा सिंह , 

संदीप कुमार पुत्र ओम प्रकाश , 
हरजीत सिंह पुत्र हरभजन 

सिंह । 
सरकारी गैर कृषि | 0 . 0104 नवीन परती 
निजी गैर कृषि | 0 . 0160 श्रीमती स्वीटी गावा पत्नि श्री 

विजय कुमार । 
निजी / 

गैर | 0 . 0144 | कुजं बिहारी व रोहताश मल व 
सरकारी । कृषि / कृषि 

हरिकिशन पुत्रगण खेतराम , 
गगन गर्ग पुत्र श्री विजय कुमार 
गर्ग, अमित अग्रवाल पुत्र श्री 
रमेश चन्द्र अग्रवाल , आनन्द 
अग्रवाल, अरविन्द्र अग्रवाल पुत्र 
श्री पूनम चन्द्र अग्रवाल । पूनम 
मिढढा पत्नी श्री प्रेमलाल 
मिढढा, द्वारा मुख्यारे खास 
मिन0 सतीश कुमार मिढढा पुत्र 
श्री ओम प्रकाश मिढढा, भरत 
लाल पुत्र श्री भगवान दास , 
दर्शन लाल पुत्र श्री बधावा राम , 
श्रीमती नीरु बंसल पत्नी श्री 
गजानन्द बंसल , सुनील कुमार 
पत्र स्व0 श्री टहलदास, श्रीमती 
शैलजा प्रसाद पत्नी श्री रितेश 
प्रसाद, श्रीमती विनी खन्ना पत्नी 
श्री संजीव खन्ना, श्रीमती देवकी 
खन्ना पत्नी स्व . श्री केसरलाल 
खन्ना, श्रीमती रजनी बढला 
पत्नी राकेश कुमार बढला, 
प्रेमलाल मिडडा पुत्र श्री भगवान 
दास मिढढा द्वारा मुख्यारे खास 
मिन0 सतीश कुमार मिढढा पुत्र 
श्री ओमप्रकाश मिढढा, दीपक 
छावडा पुत्र श्री सतीश कुमार 
छावडा, सतीश कुमार छावडा 
पुत्र श्री पहलवान दास छाबडा 
एवं रोहित छावडा पुत्र श्री 
सतीश कुमार छावड़ा, श्रीमती 
चरनजीत कौर पत्नी बलवीर 
सिंह , समीप गाँधी पुत्र श्री 
सुरेन्द्र गॉधी, श्रीमती संगीता 
वर्मा पत्नी श्री रमेश लाल वर्मा, 
कु0 अमनन्दीप कौर पुत्री मान 
सिंह एवं मदन अरोरा पुत्र श्री 
हुकुम चन्द्र व रवि अरोरा पुत्र 
श्री मदन अरोरा, राजेश कुमार 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जग्गा पुत्र स्व . श्री पुरन चन्द्र 
जग्गा । एवं अशोक कुमार 
मिढ़ढा पुत्र श्री दीवान चन्द्र 
मिढढा एवं 
सुधीर कुमार मिढढा पुत्र स्व श्री 
दीवान चन्द्र मिढढा व रेशु 
अग्रवाल पत्नी श्री भूषण कुमार 
व भूषण कुमार पुत्र श्री रमेश 
कुमार, अंकुर गर्ग पुत्र श्री रमेश 
कुमार श्रीमती पूनम मिढढा पत्नी 
श्री प्रेमलाल मिढढा द्वारा । 
मुखत्यारेखास मिन सतीश कुमार 
मिढढा पुत्र श्री ओम प्रकाश 
मिढढा एवं प्रवीन रानी पत्नी 
चरनदास । गोपाल किशन 
गोयल पुत्र नन्द लाल । हर्ष 
गोयल पुत्र श्री भूषण कुमार 
गोयल डायरेक्टर नवभारत 
इन्टर नेशनल लिमिटेड , 
दिवदिवा तहसील - बिलासपुर , 
जिला रामपुर, ममता गोयल 
पत्नी गोपाल किशन गोयल । 
राजेन्दर कुमार पुत्र नन्दलाल 
एवं श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी 
मदन लाल अग्रवाल । राजेन्द्र 
कुमार अग्रवाल पुत्र स्व० श्री 
श्याम लाल अग्रवाल नि0 95 
आवास विकास पुरानी टंकी के 
पास रुद्रपुर, जिला ऊधम सिंह 
नगर, चकमार्ग, नाली व नाला , 

आदि । 
0 . 0300 । 

| यूनिट्थ प्रोजेक्ट प्राईवेट लि . 

डब्लू.ई. ए. सी .ए. चैम्बस 
करोलबाग नई दिल्ली द्वारा 
निदेशक राजीव खन्ना पुत्र स्व .0 
श्री हर स्वरूप , क्यूकडिजाईनर्स 
एण्ड बिल्डर्स प्रा . लि . पी . - 27 
प्रथम तल मालवीय नगर मार्केट 
नई दिल्ली द्वारा निर्देशक 
सुरजीत सिंह पुत्र सरदार सिंह , 
अमर डब्बू पर्स ग्राम डिबडिबा 
तह0 बिलासपुर जिा रामपुर 
द्वारा पार्टनी श्री राजीव अग्रवाल 

पुत्र श्री सुरेश प्रकाश । 
0 . 0040 यूनिट्थ प्रोजेक्ट प्राईवेट लि . 

डब्लू.ई.ए. सी. ए. चैम्बस 
करोलबाग नई दिल्ली द्वारा 
निदेशक राजीव खन्ना पुत्र स्वं .0 

श्री हर स्वरूप । 
0 . 0846 


74/ 731 


निजी 


गैर 
कृषि / कृषि 


| 74 / 732 


निजी 


गैर कृषि 


योग 


[ फा . सं . भाराराप्रा / रारा - 74 / एलए - रामपुर / 3ए / 2014 ] 

माया प्रकाश, निदेशक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd June , 2015 
S . O . 1678 (E ). - Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport 
and Highways number S . O . 1608 ( E ) dated 25th June, 2014 , published in Gazette of India, Extraordinary , Part II, Section 
3 , Sub - section (ii ) issued under sub -section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) 
( hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the 
Schedule annexed to the said notification for building ( widening /four-laning, etc .), maintenance , management and 
operation of National Highway No. 74 on the stretch of land from land from Km . 209.220 to Km . 210 .865 (Kashipur 
Sitarganj Section ) in the district Rampur of Uttar pradesh . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Dainik Jagran ” and “ Times of India ” 
both dated 31. 07 . 2014 ; under sub - section (3 ) of section 3A of the said Act; 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the 
competent authority ; 


And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has 
submitted its report to the Central Government; 


Now , therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose ; 


And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest 
absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from Km 209 . 220 

to Km 210 . 865 (Kashipur - Sitarganj section ) of the National Highway No – 74 in the State of Uttar Pradesh 


Name of the land 
owner /Interested person 


SI. 
No . 


Name 
of the 
district 


Name of 
the taluk 


Name of 
the village 


Survey 

no . 


Type of 
land 


| Nature of | Area in 
land 

(ha ) 


(5 ) 


(7 ) 


( 8 ) 


( 2 ) 
Rampur 


( 3 ) 
(1) Bilaspur 


(4 ) 
( 1) Dibdiba 


1 


1 


0 .0030 


Banjar,Masjid , Kabristan / 
Plantation / Nadi, Class - 6 


25 


0 .0018 


Gool, Class -6 


Government Non 

Agriculture 
Government Non 

Agriculture 
Government Non 

/ Private | Agriculture 


0 . 0040 


| Abadi / Classs- 6 , Balkar 
Singh S /o Fauja Singh , 
Sandeep Kumar S /o 
Omprakash , Harjeet Singh 
S /o Harbhajan Singh 
Balkar Singh S /o Fauja 
Singh , Sandeep Kumar S / o 
Omprakash , Harjeet Singh 
S /o Harbhajan Singh 
Navin Parti 


27 


Private 


0 .0010 


Non 
Agriculture 


3 ) 


Government 


0 .0104 


Non 
Agriculture 


Private 


0 .0160 


Non 
Agriculture 


| Smt. Sweeti Gawa W /o Shri 

Vijay Kumar 


[ 971 II - 005 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


48 


| 


0 .0144 


Private ) Non 
Government | Agriculture 


Agriculture 


Kunj Bihari, Rohtash Mal, 
Hari kishan S /o Sh . 
Khetram , Gagan Garg S / 
Sh . Vijay KumarGarg, 
Amit Agrawal S /o Sh . 
Ramesh Chand Agrawal, 
Anand Agrawal, Arvind 
Agrawal S /o Sh . Poonam 
Chand Agrawal, Poonam 
Midda W /o Sh . Prem Lal 
Midda, by Mukhtyare khas 
Satish Kumar Midda Slo 
Sh . Omprakash Midda , 
Bharat Lal S /o Sh . Bhagvan 
Das, Darshn Lal S /o Sh . 
Badhava Ram , Smt. Neeru 
Banshal W / o Sh . Gajanand 
Banshal, Sunil Kumar S /o 
Late Sh . Tahal Dash , Smt. 
Sailja Prasad W / o Sh . 
Ritesh Prasad , Smt. Vini 
Khanna W /o Sh . Sanjeev 
Khanna, Smt. Devki 
Khanna W /o lat. sh . Keshar 
Lal Khanna , Smt. Rajni 
Badla W / o Sh . Rakesh 
Kumar Badala , Premlal 
Midda S /o Sh . Bhagwan Das 
Midda , By Mukhtyare khas 
Satish Kumar Midda Slo 
Sh . Omprakash Midda, 
Deepak Chhabra S /o Sh . 
Satish Kumar Chhabra, 
Satish Kumar Chhabra S /o 
Sh . Pahlwan Das Chhabra 


& 


Rohit Chhabra S/ o Sh . 
Satish Kumar Chhbra , Smt. 
Charanjeet Kaur W / o Sh . 
Balveer Singh , Sameep 
Gandhi S /o Sh . Surendr 
Gandhi, Smt. Sangeeta 
Verma W /o Sh. Ramesh Lal 
Verma, Ku . Amandeep 
Kaur D /o Maan Singh , 
Madan Arora S /o Sh . 
Hukum Chand & Ravi 
AroraS /o Sh .Madan Arora , 
Rajesh Kumar Jagga Slo 
Lat. Sh . Pooran Chand 
Jagga . Pooran Chand Jagga 
& Ashok Kumqr Midda S /o 
Sh . Deewan Chand Midda, 
Sudeer Kumar Midda S /o 
Lat. Sh . Deewan Chand 
Midda , & Reshu Agrawal 
W / o Sh . Bhushan Kumar & 
Bhoosan Kumar S /o Sh . 
Ramesh Kumar, Ankur 
Garg S /o Sh . Ramesh 
Kumar 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii) ] 


SmtPoonam Midda W /o 
Sh . Premlal Midda 
Mukhtyarkhas min . Satish 
Kumar Midda S /o Sh . Om 
Prakash Midda & Praveen 
Rani W /o Charan Das, 
Gopal Kishan Goyal S /o Sh . 
Nand Lal.Harsh Goyal S /o 
Sh . Bhusan Kumar Goyal , 
Mamta Goyal W /o Gopal 
Kishan Goyal & Rajendra 
Kumar S /o Nand Lal, & 
Smt. Laxmi Devi W /o Sh . 
Madan lal Agrawal, Rajedra 
Kumar Agrawal S /o Lat. Sh . 
Syam lal Agrawal Address 
95 Awas Vikas Purani 
Tanki ke paas Rudrapur, 
Distt. Udham Singh Nagar. 
Chakroad , Naali & Nala etc . 


74 /731 


Private 


0 .0300 


Non - 
Agriculture 


Agriculture 


Unitruth Projects Private 
Limited W . E . A .C . A . 
Chambers Karolbagh New 
Delhi by Director Rajiv 
Khanna S / o Late Shri 
Harswaroop, Cuke 
Designers & Builders Pvt. 
Ltd . P - 27 I- Floor Malviya 
NagarMarket- New Delhi 
by Director Surjeet Singh 
S /o Sardar Singh , Amar 
Developers Village Dibdiba 
Tehsil Bilaspur District 
Rampur by partner Shree 
Rajiv Agarwal S / o Shree 
Suresh Prakash Agarwal 
Unitruth Projects Private 
Limited W . E . A .C . A . 
Chambers Karolbagh New 
Delhi by Director Rajiv 
Khanna S /o Late Shri 
Harswaroop . 


74 /732 


Private 


0 . 0040 


Non 
Agriculture 


TOTAL | 0 .0846 


[ F. No. NHAI/ NH - 74 /LA - Rampur/3A/ 2014 ] 

MAYA PRAKASH , Director 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


